निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 50 


25 अग्रहायण 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

16 दिसम्बर 2015 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग -1-क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन, आई0 ए 0, आई ० एससी 0 , 

बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0, लॉ भाग-1 

और 2, 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग-1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


3-4 


भाग -3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

और 

उच्च न्यायालय के आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


भाग -9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 9-ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 16 दिसम्बर 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , 

छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 

सूचनाएं 


o kf, KT ; & d j fo Hkkx 


- 


अधिसूचनाएं 

10 दिसम्बर 2015 
I aE_6 @ i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6853 / वा 0 कर — श्री ब्रज किशोर पचेरीवाल , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अपील), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

IE 6 @ i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6854 / वा ० कर — श्री रविशंकर पाल , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), 
भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 
का दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

| 6 @ i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6855 / वा ० कर — श्री प्रधान नरेश कुमार लाल, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), 
दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

| E6 @ i 01 0 & 30 & 010 2013-6856 / वा ० कर — श्री कुमार उदय शंकर श्रीवास्तव, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अपील), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर का दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

| E6@ i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6857 / वा 0 कर — श्री अशोक कुमार, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), 
केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी 
प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

IE 6 @ i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6858 / वा ० कर — श्री विनोद पाठक , वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ), 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियॉ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण ), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

IE @i 01 0 & 30 & 01 @ 2013-6859 / वा 0 कर — श्री विश्वनाथ पासवान, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त 
( अंकेक्षण), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , मुख्यालय, बिहार, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 
Åt kz fo Hkkx 


। 


में 


प्रभार रिपोर्ट 

4 दिसम्बर 2015 
सं ० 1555 — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं 01 / पी0-1010 / 2015 - सा 0 प्र0 
16714 दिनांक 03.12.2015 एवं अधिसूचना सं0 1 / पी0-1010 / 2015 - सा 0 प्र0-16722 दिनांक 03.12.2015 के अनुपालन 
मैं आर0 लक्ष्मणन, भा 0 प्र0 से0 ( 2004) आज दिनांक 04.12.2015 के अपराह्न में निदेशक , ब्रेडा, ऊर्जा विभाग, पटना का 
प्रभार श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, भा 0 प्र0 से0 ( 2007 ) से ग्रहण किया । 
(राजेश्वर प्रसाद सिंह ) 

( आर0 लक्ष्मणन ) 
भारमुक्त पदाधिकारी 

पदभारग्राही पदाधिकारी 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 16 दिसम्बर 2015 


3 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


- 


जल संसाधन विभाग 


v kosd Ipuk 

10 दिसम्बर 2015 
सं ० सिं ० को०-01 / 2001 , पार्ट ।।।- 772 — मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी 
गंडक नहर , बिहार ( सारण मुख्य नहर) के निम्नांकित वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु उनमें रब्बी सिंचाई 2015-16 
के दौरान जलापूर्ति बाधित रहेगा । 

BE ugj i zkky h ft sjch v of/k eaca fd ; kt ku k gS 


1 


1 . 


2 . 
3 . 
4 . 
5 . 


6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 


PATHERA BRANCHCANAL ( 68 to 79.40 R.D ) 
HATHUA BRANCH CANAL ( 90 to 183.44 R.D ) 
CHHAPIA SUB BRANCH CANAL 
SIWAN SUB BRANCH CANAL 
MAHARAJGANJ SUB BRANCH CANAL 
BISHUNPUR DISTRIBUTARY 
SIDHWALIA DISTRIBUTARY 
GOPALGANJ DISTRIBUTARY 
PATHAURISIWAN DISTRIBUTARY 
NARAYANPUR DISTRIBUTARY 
DULARPUR DISTRIBUTARY 
KORAIDISTRIBUTARY 
CHANDPUR DISTRIBUTARY 
GUTHANIDISTRIBUTARY 
SALEMPUR DISTRIBUTARY 
SULTANPUR DISTRIBUTARY 
SHEIKHPURA DISTRIBUTARY 
DHEBWA SUB DISTRIBUTARY 
KUCHAIKOT SUB DISTRIBUTARY 
SAMOPUR SUB DISTRIBUTARY 
NARAYANPUR SUB DISTRIBUTARY 
BHOPATPUR SUB DISTRIBUTARY 
PATKHAULI SUB DISTRIBUTARY 
RAGHUNATHPUR SUB DISTRIBUTARY 
RAMNAGAR SUB DISTRIBUTARY 
DHANAUTI SUB DISTRIBUTARY 
NANDPALI SUB DISTRIBUTARY 
DARVESHPUR SUB DISTRIBUTARY 
GOPALPUR SUB DISTRIBUTARY 
MATHIYA SUB DISTRIBUTARY 
MAHENDRA SUB DISTRIBUTARY 


11 . 


18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 


4 


बिहार गजट , 16 दिसम्बर 2015 


0 E 


ugj i z kky h ft I sjch v o f/k eaca fd ; kt kuk gs 


1 


32. BAGAURA SUB DISTRIBUTARY 
33. RAGHUNATHPUR SUB DISTRIBUTARY 
34. KANHAULI SUB DISTRIBUTARY 
35 . FAZILPUR SUB DISTRIBUTARY 
36 . SASARAWN SUB DISTRIBUTARY 
37 . 

GAURI SUB DISTRIBUTARY 
38 . GOPALPUR SUB DISTRIBUTARY 
39 .. | DRAULI SUB DISTRIBUTARY 
40. JATAUR SUB DISTRIBUTARY 
41 . AMARPUR SUB DISTRIBUTARY 
42. TITRA SUB DISTRIBUTARY 
43 . BHAWRAJPUR SUB DISTRIBUTARY 
44. MANJHI SUB DISTRIBUTARY 
45 . KATOKHAR SUB DISTRIBUTARY 
46. GOBRAHI SUB DISTRIBUTARY 
47. RAMNAGAR SUB DISTRIBUTARY 
48 . SHEIKHPURA SUB DISTRIBUTARY 
49. | CHAINPUR SUB DISTRIBUTARY 
50 . GOLDENGANJ SUB DISTRIBUTARY 
51 . DHEBUR SUB DISTRIBUTARY 
52 . CHANDA SUB DISTRIBUTARY 
53 . BARKI SIRISIA SUB DISTRIBUTARY 

54. NABADA SUB DISTRIBUTARY 
अतः अनुरोध है कि सारण मुख्य नहर के उपरोक्त वितरण प्रणाली के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है 
कि रब्बी सिंचाई 2015-16 के दौरान स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों 
का सहयोग प्रार्थित है । 

आदेश से . 
बिपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


